निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 2 पौष 1930 ( NO ) 
पटना , मंगलवार 23 दिसम्बर 2008 


( संo पटना 579) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 दिसम्बर 2008 
सं0 4(न) गठ - 04 / 2008 - 6051 -बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 11, 2007) की 
धारा - 3 सह पठित धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का 
प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त 
प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन विचार किया जायेगा । 


प्रारूप आदेश 


संख्या -4(न) गठ - 04 / 2008 - 6051 - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) 
की धारा - 3 की उपधारा ( 1) ( ग ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं 
कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी एवं बिहट के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने 
वाले क्षेत्रों में , जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त 
क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है: 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 23 दिसम्बर 2008 


1. ( क ) 


ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं0 


ग्राम का नाम 


थाना 


1.फुलबड़िया 
2. शोकहारा 
3. बारो 
4. निपनिया / मधुरापुर ( अंश भाग ) 
चौहद्दी 


थाना सं0 

390 (फुलबड़िया एक, दो, एवं तीन का अंश भाग ) 
389 ( शोकहारा एक, दो ) 
373 ( बारो उत्तरी एवं दक्षिणी ) 


) 


367 


उत्तर 


दक्षिण 


एन०एच 28 
गुप्ता बांध 
अंचल बरौनी 
मौजा बरौनी 


पूरब 


पश्चिम 
इस क्षेत्र को नगर परिषद, बरौनी कहा जायेगा । 
2 ( क ) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0 


ग्राम का नाम 


थाना सं0 


379 


377 ,378, 380 


480 


486 


1. रजौड़ा 
2. हाजीपुर 
3. ठकुरी चक 
4. गढ़हरा 
5. सलेमपुर बारो 
6. मोहम्मदपुर बारो 
7. चकरिसालतपुर 
8. एराजी पपरौर 


487 , 488, 491 


489, 492,494 


495 , 496 


502 


9. बिहट 


504 


चौहद्दी 


उत्तर 


दक्षिण 


सोगराहा ( तेघड़ा .) मालती, हाजीपुर , चकहकीम , असुरारी 
सिमरिया, मल्हीपुर विशनपुर चाँद 
सोगराह ( तेहड़ा) हाजीपुर, पपरौर , नुरपुर, चकबल्ली 
सोगराहा, सिमरिया , चकबलसीरनाथ, बारो ( तेघड़ा ) 


पूरब 

पश्चिम 
इस क्षेत्र को नगर परिषद, बिहट कहा जायेगा । 
3. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार, 

सचिव , 
नगर विकास एवं आवास विभाग । 


PER JGIC , (3HTERUT), 23 fettfore 2008 


- - - 


- - 


17 Pantera 2008 
PO 4(7 ) T8 – 04 / 2008 – 6051 – 31T17HT PEUT - 6051 fatich 17.12.08 /D ahlarga 377016 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार , 

सचिव 


नगर विकास एवं आवास विभाग । 


The 17th December 2008 


No- 4 (N ) gath - 04 /2008 -6051-- In exercise of powers conferred by section 3 read 
with section -4 of the Bihar Municipal Act, 2007 ( Bihar Act, 11,2007) the Governor of 
Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information 


of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft 


would be considered within a month from the publication of this notification . 


Objections/ Suggestions 


received 


through 


the 


concerned 


District 


Magistrate/ Divisional Commissioner during the draft publication will be considered 


under section -5 of the said Act . 


Draft Order 


ters 


No-4 (N ) gath -04 / 2008 -6051--In Excecise of powers conferred by sub section (1) 
(b ) of Secion - 3 of the Bihar Municipal Act , 2007 (Bihar Act, 11, 2007 ) the Governor of 
Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an 
administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following 


areas falling under Barauni and Bihat villages in the District of Begusarai whose 


boundary are noted below : 


1 (a) Name of the village Panchayats, villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana No . 
1. Phulbaria 

390 (Part of Phulbaria one, two and three) 
2. Shokhara 

389 (Shokhara one, two ) 


3 . Baro 


373 (Baro North and South ) 


4 . Nipania /Madhurapur (part ) 


367 


PER JGIC , ( 37HTERUT), 23 fautela 2008 


(b ) 


Boundary : 


North 


N . H . 28 


South 


Gupta Bandh 


East 


Anchal Barauni 


West 


Mauza Barauni 


This area will be called Nagar Parishad , Barauni. 


2 (a) 


Name of the village Panchayats, villages and Thana Nos 
Name of Village 

Thana No 
1. Rajaura 

379 


2 .Hajipur 


377 , 378 , 380 


3 . Thakurichak 


480 


4 . Garhara 


486 


5 . Salempur Baro 


487 , 488, 491 


6 . Mohammadpur Baro 


489, 492, 494 


7 . Chakrisalatpur 


495 , 496 


8 . Araji Papraur 


502 


9 . Bihat 


504 


2 . (b ) Boundary : 


North 


Sograha (Teghra ) Malti, Hajipur, Chakahakim , Asurari 


South 


East 


Simaria ,Malhipur, Vishanpur chand 
Sograha (Teghra ), Hajipur , Papraur, Noorpur, Chakballi 
Sograh , Simaria , Chakbalsirnath , Baro ( Teghra) 


West 


This area will be called Nagar Parishad , Bihat 
3 . This notification shall cometo force at once . 


By the order of the Governor of Bihar , 

DEEPAK KUMAR, 

Secretary, 
Urban Development and HousingDepartment. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIC (31HTERUT) 579 -571 + 200 -dođoctol 


